सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 चैत्र , 1944 ( श ० ) 


संख्या 


121 राँची , बुधवार , 


23 मार्च , 2022 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


शुद्धि पत्र 
22 फरवरी , 2022 


" 


संख्या -12 / पद०-05-01 / 2013 का • 1010 -- श्री संजीव कुमार ( झा॰स॰आ ० से ० ) , प्रधान आप्त 
सचिव , उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग , झारखण्ड राँची के स्थानान्तरण - पदस्थापन से संबंधित 
विभागीय अधिसूचना संख्या -971 , दिनांक -21.02.2022 में अंकित “ श्री संजीव कुमार " के स्थान पर 
" श्री संजीव कुमार यादव ” पढ़ा जाय । 
उक्त अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे तथा शेष अंश यथावत् रहेंगे । 

एच ० के ० सुधांशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


2 . 


-------- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 121 -- 50 


